निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष 1941 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 3 जनवरी 2020 


( सं ० पटना 02 ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर 2019 
सं ० 4 / क्षे० स्था ० ( जनगणना )-03 / 2019–468 (4) / रा ० -- जनगणना अधिनियम 1948 ( अधिनियम 37 सन् 
1948 ) के अधीन बनायी गयी नियमावली की धारा 8 (III ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के 
राज्यपाल आदेश देते है कि बिहार राज्य में भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण एवं 
मकान गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन 0 पी 0 आर0) का अद्यतन किये जाने का कार्य दिनांक -15 मई 2020 
से दिनांक -28 जून 2020 की अवधि के दौरान किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार , 

विवेक कुमार सिंह, 
अपर मुख्य सचिव - सह - राज्य समन्वयक , जनगणना । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 02-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


